निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 आषाढ़ 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 774 ) पटना , मंगलवार , 7 जुलाई 2015 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

27 मार्च 2015 
सं० वि०स० विशेष समिति - 01/ 2014 - 797/वि०स० - सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या 1143 दिनांक 26.07. 
2014 एवं 2255 दिनांक 28.11.2014 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित 
बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र में लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित श्री मंजीत कुमार सिंह , स०वि०स० द्वारा पूछे गए 
तारांकित प्रश्न सं० - 87 के विषय की जाँच हेतु गठित विशेष समिति का कार्यकाल दिनांक 27.03 .2015 से आगामी चार माह 
तक के लिए विस्तारित किया गया है । 

माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया, 
प्रभारी सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 774 -57 1 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


